. 


. 


Antim 


IL . . . 


A 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 आश्विन , 1940 ( श०) 


संख्या - 976 राँची, गुरुवार , 


11 अक्टूबर , 2018 (ई०) 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
9 अक्टूबर , 2018 ई । 


संख्या-06/ अभि०- ( अपर लोक अभि०)-08/ 2018- 5648 -- महालेखाकार ( लेखा एवं हक० ), 
झारखण्ड , राँची का कार्यालय के ज्ञापांक -5- APP-VI -13- 721, दिनांक 20 सितम्बर , 2011 द्वारा 
श्री संजय सिन्हा, अपर लोक अभियोजक, घाटशिला, के पक्ष में निर्गत विवरणी के आधार पर इनके 
द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर , 2017 से 20 दिसम्बर , 2017 तक कुल- 10 दिनों का याचित उपार्जित 
अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति पूर्ण वेतन पर झारखण्ड सेवा संहिता के नियम -227 , 230 एवं 248 
के आधार पर दी जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सतीश कुमार , 
सरकार के उप सचिव । 


- - - - - - - - - - - - - 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 976 -- 50 


